निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 567 ) 


25 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार, 16 जुलाई 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

10 जुलाई 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1- 03/ 2011 खंड 1- 805 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या -672 दिनांक 05 .06.2013 द्वारा 
अन्य सहित मगरपाल महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड , दरियापुर , सारण (CEDN- OT18SR040389 ) का 
निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित एवं संसूचित किया गया था । अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम तत्काल 
स्थगित किया जाता है । निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा अलग से की जायेगी । 
2. उक्त अधिसूचना की अन्य बातें यथावत रहेंगी। 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 567 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


